रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतनत्र 
Che Gazette of JGndia 


सी.जी.-ए.पी.-अ.-23062023-246765 
CG-AP-E-23062023-246765 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग तर--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 2625] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ़ I, 945 
No. 2625] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA , 945 


वित्त मंत्रालय 
(राजस्व विभाग) 
(सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय) 
अधिसूचना 
विशाखापट्टनम, 24 अगस्त, 2022 
सं. 0/2022 (सीमा शुल्क) (एन टी)(विशाखापट्टनम) 


का.आ. 2740(अ).--जबकि सीमा शुल्क अधिनियम 7962 की धारा 7(4)(a) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 
85/2007 (गै. टै.)-सीमा शुल्क दिनांक 24.08.2007 के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा गंगावरम 
पोर्ट को आयातित माल को उतारने एवं निर्यात किए जाने वाले अथवा ऐसे ही प्रकार के माल के लदान हेतु एक सीमा शुल्क 
पोर्ट अधिसूचित किया गया Sl तदोपरांत, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिसूचना संख्या 75/2002-Arat 
शुल्क (गै.टै.) दिनांक 07.03.2002 यथाशंसोधित सीमा शुल्क अधिनियम 4962 की धारा 4(4) के अंतर्गत जारी 
अधिसूचना संख्या 78/204- सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 46.09.2044 के द्वारा गंगावरम पोर्ट को सीमा शुल्क प्रधान 
आयुक्त /आयुक्त के अधिकार क्षेत्र मे शामिल कर दिया गया। मेसर्स गंगावरम पोर्ट के बर्थ संख्या 4, बर्थ संख्या 2, बर्थ संख्या 
3, बर्थ संख्या 4 एवं बर्थ संखया 5 को इस कार्यालय के फ़ाइल HATH S0/3/2007-Prev से जारी अधिसूचना संख्या 
04/2008-(0057009५5)(श) (४७7) दिनांक 46.40.2008 एवं बर्थ संख्या 5, बर्थ संख्या 6, बर्थ संख्या 7, बर्थ संख्या 
8 एवं बर्थ संख्या 9 को इस कार्यालय के फ़ाइल क्रमांक S0/73/2007-Prev (Part ॥)से जारी अधिसूचना संख्या 
03/205-(CUSTOMS)(NT)(VSP) दिनांक 74.07.20(5 के माध्यम से आयातित माल को उतारने एवं निर्यात किए 
जाने वाले अथवा ऐसे ही प्रकार के माल के लदान हेतु उचित सीमा शुल्क क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। 


397] GI/2023 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


ada सीमा शुल्क अधिनियम 7962 (52) की धारा 8(a) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते Ba मैं,के 
ईंजीनियर,सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखपट्टनम,मेसर्स गंगावरम पोर्ट लिमिटेड द्वारा उनके पत्रांक GPL/M&CS/ 
(0५8078/2022-23/284दिनांक 77.08.2022 के माध्यम से किए गए अनुरोध पर अधिसूचना संख्या 03/205- 
(CUSTOMS)(NT)(VSP) दिनांक 44.07.2045 को संशोधित करते हुये बर्थ संख्या 9 को कंटेनरीकृत एवं खाली कंटेनर 
के साथ साथ आयातित माल को उतारने एवं निर्यात किए जाने वाले अथवा ऐसे ही प्रकार के माल के लदान हेतु उचित 
स्थान के रूप में मान्यता प्रदान करता हूँ। 


[फा. सं. GEN/PSO/Misc/38/2022-Gen-Rev-O/o PrCommr-CUS-Vizag] 
के. इंजिनीयर, सीमा शुल्क आयुक्त 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 
(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS) 
NOTIFICATION 
Visakhapatnam, the 24th August, 2022 
No. 0 / 2022 (Customs) ( NT) (VSP) 


S.O. 2740(E).— Whereas Gangavaram Port has been notified as Customs Port by the Central Board of Excise 
and Customs under Section 7(l)(a) of the Customs Act, 962, vide Notification No.: 85/2007(NT)-Customs, dated 
2.08.2007 for the purposes of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such 
goods. Further, the Central Board of Excise & Customs, New Delhi, vide Notification No.: !5/2002-Customs(NT), 
dated 07.03.2002 as amended by Notification No.: 78/20l4-Customs(NT), dated 6.09.20I4 issued under Section 4() 
of the Customs Act, 962 included the area of Port of Gangavaram within the jurisdiction of the Principal 
Commissioner / Commissioner of Customs, Visakhapatnam. M/s Gangavaram Port Ltd. (GPL) has been approved to 
be Customs Area for the purpose of unloading of imported goods and the loading export goods or any class of such 
goods, in Berth No.: |, Berth No.: 2, Berth No.: 3, Berth No.: 4 and Berth No.:5 vide this Office Notification No.: 
0/2008- (CUSTOMS)(NT)(VSP), dated 6.0.2008 issued in F. No.: $0/3/2007-Prev and in Berth No.: 5, Berth 
No.: 6, Berth No.: 7, Berth No.: 8 and Berth No.: 9 vide this Office Notification No.: 03/20I5-(CUSTOMS)(NT) 
(VSP), dated 4.07.20I5 issued in F. No.: S!0/3/2007-Prev (Part-II). 


Now, in exercise of the powers conferred under Section 8(a) of the Customs Act, 962 (52 of 962), 
I, K. Engineer, Commissioner of Customs, Visakhapatnam, on the request of M/s Gangavaram Port Ltd. vide their 
letter ref No: GPL/M&CS/Customs/2022-23/28l, dated 7.08.2022 hereby amend the Notification No.: 03/20I5- 
(CUSTOMS)(NT)(VSP), dated 4.07.205 by declaring Berth No.: 9 to be a proper place for unloading of imported 
goods and the loading of export goods or any class of such goods including empty containers and containerized goods. 


[F. No.: GEN/PSO/Misc/38/2022-Gen-Rev-O/o Pr. Commr-CUS- Vizag] 
K. ENGINEER, Commissioner Of Customs 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-l0054. cite : 


